निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 525 ) 


3 आषाढ़ 1936 ( AO ) 
पटना , मंगलवार , 24 जून 2014 


गृह( कारा एवं सुधार सेवाएँ) विभाग 


अधिसूचना 

17 जून 2014 
सं0 कारा / स्थाo ( अधि0 ) - 01 - 18 / 2013 - 3231 - गृह (कारा एवं सुधार सेवाएँ) विभाग, बिहार , पटना के 
अधिसूचना सं0 - 5322 दिनांक 28. 10. 2013 द्वारा नियुक्त निम्नांकित परीक्ष्यमान काराधीक्षकों के संबंध में संबंधित वरीय 
पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / विशेष शाखा द्वारा प्रेषित चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन संबंधी अनुकूल प्रतिवेदन के 
आधार पर उक्त विभागीय अधूिसचना सं0 - 5322 दिनांक 28. 10. 2013 में अंकित औपबंधिक नियुक्ति अवधि छ: माह को 
विलोपित करते हुए इन्हें योगदान की तिथि से नियमित अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है : 
क्र० नाम 

गृह जिला संयुक्त मेधा आरक्षण कोटि 

क्रमांक 


भोजपुर 


161 


सामान्य 


1 
2 


2 
श्री राजीव कुमार सिंह 
श्री अमित कुमार 
श्री ब्रिजेश सिंह मेहता 


167 


सामान्य 


गया 
औरंगाबाद 


184 


सामान्य 


श्री सुजीत कुमार झा 


दरभंगा 


198 


सामान्य 


श्री युसुफ रिजवान 


रोहतास 


346 


अ0 पिछड़ा वर्ग 
पिछड़ा वर्ग की महिला 


सुश्री ज्ञानिता गौरव 


नालंदा 


365 


क्र० 


नाम 


बिहार गजट ( असाधारण ), 24 जून 2014 
गृह जिला 

संयुक्त मेधा 
क्रमांक 


आरक्षण कोटि 


2 


484 


भागलपुर 
कैमुर( भभुआ ) 


977 


7 श्री निरंजन कुमार पंडित 

श्री प्रभात कुमार 
9 | श्री संदीप कुमार 
10 | श्री संजीव कुमार 


अ0 पिछड़ा वर्ग 
अनुसूचित जाति 
अनुसूचित जाति 
अनुसूचित जाति 


1025 


मुजफ्फरपुर 
प0 चम्पारण (बेतिया ) 


1097 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव , 
अपर सचिव - सह -निदेशक, प्रशासन । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 525- 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


